निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 571) 


25 ज्येष्ठ 1940 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार 15 जून 2018 


सं0 टी02 / नामां (IMC) - 06 / 2007 - 1326 

___ श्रम संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना 


- - 


- 


संकल्प 

13 जून 2018 
विषय: - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , हथुआ (गोपालगंज ) में गठित संस्थान प्रबंधन समिति ( आई0एम0सी0) का 

पुनर्गठन । 

भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी0जी0ई0टी0 के पत्र संख्या 35( 4 )(2 ) / 2004 
पी0सी0टी0 / सी0पी0आई0 यू0 दिनांक 11.02.2005 के द्वारा प्राप्त दिशा -निर्देश के आलोक में संकल्प संख्या 1116 
दिनांक 04. 06 . 2005 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ (गोपालगंज) का संस्थान प्रबंधन समिति का गठन एवं 
संकल्प संख्या 2862 दिनांक 22. 12. 2009 द्वारा पुनर्गठन किया गया था 

दिनांक 06. 11. 2017 को राज्य स्टेयरिंग कमिटी की सम्पन्न बैठक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ 
( गोपालगंज ) के लिए इंडस्ट्रीज पार्टनर के रूप में टेक्नोक्राट्स प्लाज्मा सिस्टम्स प्रा0 लि0 , थाने का चयन किया 
गया है , तदालोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , हथुआ (गोपालगंज ) का जन – निजी भागीदारी (पी0पी0पी0 ) के 
अन्तर्गत संस्थान का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु संस्थान प्रबन्धन समिति का पुनर्गठन निम्नवत किया जाता है: 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ ( गोपालगंज ) 
श्री अरूण कुमार, प्रबंधक निदेशक, टेक्नोक्राट्स प्लाज्मा सिस्टम्स प्रा0 लि0, थाने अध्यक्ष 
श्री ज्ञानेश पाण्डेय, निदेशक , हस्क पावर सिस्टम्स प्रा0 लि0 , 

सदस्य 
14 - ए0, पहला तल्ला, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना - 13 
श्री आशीष कुमार, प्रोपराईटर, हीरो मोटर साइकल शो रूम एन्ड सर्विस सेन्टर सदस्य 
स्वर्णा इन्टरप्राइजेज, मुरलीचक, जगदेव पथ, पटना - 14 
श्री कृष्णा मुरारी, निम्बार्क इंजिनियरिंग प्रा0 लि0, निम्बार्क विल्ला, 
156 / बी०, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना - 13 

सदस्य 
5 . श्री नन्द किशोर, समर्पण , बी - 401, सोमेश्वर लेन नं0 – 3, 

सदस्य 
आर्य समाज मंदिर रोड , पटना- 801503 


CY 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जून 2018 
राज्य निदेशक के प्रतिनिधि ( जो व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्य से संबंधित हो ) 

सदस्य 
निदेशक द्वारा नामित 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , हथुआ ( गोपालगंज) - 

संयोजक 
8 . संस्थान के वरीयतम तकनीकी कर्मचारी 

सदस्य 
9 . संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिनिधि प्राचार्य द्वारा नामित 

सदस्य 
10 . जिला नियोजन पदाधिकारी, गोपालगंज 

सदस्य 
11 . प्राचार्य, राजकीय पोलिटेनिक , गोपालगंज 

सदस्य 
2. समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा अथवा तब तक के लिए जब तक कि इसे पुनर्गठित न किया 

जाए । सरकार बिना कारण बताए समिति को कभी भी विघटित कर सकती है । 
2. समिति की बैठक में अध्यक्ष एवं संयोजक सहित कम से कम छ: सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । 

3 . यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधरण को सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया 
जाय और सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाय । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

सरकार के विशेष सचिव । 
No . T - 2/ Nama.(IMC )- 06/ 2007- 1326 


Resolution 

The 13th June 2018 
Subject :— Reconstruction of constituted Institute Management Committee ( IMC) of ITI 

Hathua. 

In the guidance provided by the Ministry of Labour & Employment, Govt. of India 
vide letter no . - 35 ( 4 ) ( 2 )/ 2004- PCT / CPI U dated 11 . 02 . 2005 Institute Management 
Committee ( IMC ) was set up by resolution no - 2862 dated 22. 12 . 2009 of ITI Hathua . 

In the concluding meeting of State Steering Committee (SSC ) date 06 . 11. 2017 , 
Technocrats Plasma Systems Pvt. Ltd ., Thane was selected as the Industry partner for ITI, 
Hathua and accordingly Institute management committee is reorganized for the up 
gradation and modernization of the ITI, Hathua under PPP scheme as follows 

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE , HATHUA 
1. Sri Arun Kumar, Managing Director, Technocrats 
Plasma Systems Pvt. Ltd ., Thane 

Chairman 
Sri Gyanesh Pandey , Director , Husk Power System 
Pvt Ltd . Patna - 13 

Member 
Sri Ashish Kumar, Propwriter, Hero Motor Cycle Show 
Room and Service Centre , Swarna Enterprises , Murlichak , 
Jagdev Path , Patna - 14 

Member 
Sri Krishan Murari, Nimbark Engineering Pvt. Ltd ., 
Nimbark Villa , 156 / B , Patliputra Colony, Patna - 13 

Member 
Sri Nand Kishore , Samarpan , B /401, Someshwar Lane No . 3 , 
Arya Samaj Mandir Road , Patna -801503 

Member 
Representative of State Director (Who is related to 
Vocational Training ) 

Member 
7 . Principal, Industrial Training Institute , 
Hathua (Gopalganj) - 

Co - ordinator 
Senior Technical Staff (AS/CI) 

Member 
9 . One representative of Trainees of the Institute 

Member 
10 . District Employment Officer, Bihar , Hathua (Gopalganj) Member 
11 . Principle Poltechnic , Hathua (Gopalganj) 

Member 


far TT ( 3RITERU ), 15 7 2018 


2. The term of the committee shall be 3 years or until it is reconstituted . 
Government can anytime, without notice , dissolve the committee . 

3 . It will be mandatory to remain present minimum six members including 
Chairman and Member Secretary in the meeting of the committee . 

4 . This order will be effective from date of issue. 
Order: — It is ordered that the resolution should be published in the official Gazette for 
information to the public and copy of the same is provided to all the member also . 

As per the order of Governor of Bihar, 

Sd ./Illegible , 
Special Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOE ( 3TITEIRUT ) 571-571+ 200 - stodontol 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


